निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1068) पटना, वृहस्पतिवार , 22 दिसम्बर 2016 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


8 दिसम्बर 2016 
सं० एसीस -01 / नि0 - 82 / 2011 - 1005 — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा - 87 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिपोलिया सोशल सर्विस अस्पताल , गुलजारबाग, पटना - 800007 के लिए प्रदत विमुक्ति 
को दिनांक 04.12 . 16 से दिनांक 03.12.17 तक, यानि एक वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जाता हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

__ संजय कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1068 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


